निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 448 ) 


16 आषाढ़ 1932 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 7 जुलाई 2010 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

6 जुलाई 2010 
सं0 11 / वि . - 1 - विविध - 02 / 2005( खण्ड - क) सा . - 2625 — राज्य अनुसूचित आयोग , बिहार, पटना के गठन 
संबंधी संकल्प संख्या 5614, दिनांक 18 नवम्बर 2009 की कंडिका - 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
संकल्प की कंडिका - 3 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित को उक्त आयोग के अध्यक्ष / सदस्य के 
पद पर नियुक्त किया जाता है : 


क्र . 


नाम एवं पता 


पदनाम 


___ 3 


अध्यक्ष 


2 


श्री रमई राम, ( पूर्व मंत्री), 
मालिघाट , 
कालीबाड़ी रोड , 
मुजफ्फरपुर । 
डॉ . योगेन्द्र पासवान, 
ग्राम - सेवई, 
पो . - पंडितगंज, 
थाना - कादरीगंज , 
जिला - पटना । 


उपाध्यक्ष 


बिहार गजट ( असाधारण) , 7 जुलाई 2010 


नाम एवं पता 


पदनाम 


- 


2 


० 


श्री नन्द किशोर बैठा, 


सदस्य 


मो .- बानुझापर , 
महेन्द्र कॉलोनी, 
बेतिया । 
श्री शिव कुमार माँझी, 
ग्रा . + पो . - मराँची, 


सदस्य 


भाया - पुनपुन , 
पटना । 
श्री कंचन बाला चौधरी, 


5 


सदस्य 


बी . - 13, पत्रकार नगर, 


कंकड़बाग , पटना 


उपर्युक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सरयुग प्रसाद, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 448 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih.nic.in 


